सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 भाद्र , 1943 ( श ० ) 

) 
8 सितम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -465 राँची , बुधवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
6 अगस्त , 2021 


संख्या -1 / प्रशिक्षण -901 / 2013 का०-3794 -- सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई - गवर्नेन्स विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री कृपानन्द झा , भा.प्र.से. ( झाः 2005 ) के दिनांक 
02.08.2021 से 27.08.2021 तक आयोजित MCT Phase - IV प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु 
प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण अवधि तक के लिए श्री एल ० खियांग्ते , भा.प्र.से. 
( झाः 1988 ) , महानिदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , झारखण्ड , राँची ( अतिरिक्त प्रभार - अपर 
मुख्य सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड तथा अपर मुख्य सचिव , वन , 
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची ) अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य सचिव , 
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई - गवर्नेन्स विभाग , झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या -1 / प्रशिक्षण -901 / 2013 का०-3795 -- निदेशक , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) के दिनांक 02.08.2021 से 
27.08.2021 तक आयोजित MCT Phase - IV प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रस्थान करने 
के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण अवधि तक के लिए श्री मृत्युंजय कुमार बरनवाल , भा.प्र.से. 
( झाः 2013 ) , निबंधक , सहयोग समितियाँ , झारखण्ड , राँची अपने कार्यों के साथ निदेशक , सूचना 
प्रौद्योगिकी विभाग , झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 8 सितम्बर , 2021 
संख्या -1 / प्रशिक्षण -901 / 2013 का०-3796 -- निबंधन महानिरीक्षक , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती विप्रा भाल , भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) के दिनांक 02.08.2021 से 27.08.2021 तक 
आयोजित MCT Phase - IV प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके 
प्रशिक्षण अवधि तक के लिए श्री कर्ण सत्यार्थी , भा.प्र.से. ( झाः 2016 ) , निदेशक , भू - अर्जन , 
भू - अभिलेख एवं परिमाप , झारखण्ड , राँची अपने कार्यों के साथ निबंधन महानिरीक्षक , झारखण्ड , 
राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 465 50 


